निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 आश्विन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 924) पटना , वृहस्पतिवार , 20 अक्तूबर 2016 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

1 अगस्त 2016 
सं0 सह. 2 राज0 (स्थाo ) - 16 / 09खण्ड - 1 - 2763 — सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना 
संख्या - 9000 दिनांक 24.06. 2016 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित प्रशाखा पदाधिकारी को अवर 
सचिव / समकक्ष कोटि के पद पर बैण्ड वेतन 15600 - 39100 / - + ग्रेड वेतन 6600 / - में औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए 
सहकारिता विभाग, बिहार , पटना में पदस्थापित किया गया है । उक्त आदेश के आलोक में सहकारिता विभाग में 
पदस्थापित नवप्रोन्नत अवर सचिव को उनके नाम के सामने स्तम्भ - 3 में अंकित प्रशाखा के कार्यों के निष्पादन के लिए 
प्राधिकृत किया जाता है : 
क्र . सं . नवप्रोन्नत अवर सचिव का नाम । प्रभार ग्रहण करने की तिथि 

आवंटित प्रशाखा 


01.07 .2016 पूर्वा 


प्रशाखा - 09 


2 


प्रशाखा - 08 


। श्री विनय कुमार 

श्री दिनेश कुमार चंद्रेश 
श्री विजय कुमार तिवारी 
श्री विजय शंकर प्रसाद राय 


प्रशाखा - 01 , 02 


01 .07. 2016 पूर्वा 


प्रशाखा - 03, 06 


श्री आनंद कुमार सिन्हा 


.......... 


प्रशाखा - 05 , 07 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 20 अक्तूबर 2016 
2. श्री वृजनन्दन प्रसाद (प्रभार ग्रहण करने की तिथि 13007 2016 पूर्वा.) एवं श्री शिववचन सिंह (प्रभार ग्रहण 
करने की तिथि 05. 07. 2016 पूर्वा.) नव प्रोन्नत अवर सचिव की सेवायें अवर सचिव / समकक्ष कोटि के पद पर 
पदस्थापन हेतु निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सौंपी जाती है । 


3 . इसमें प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 924 - 571 + 10 - डी0टी0पी0I 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


